


आरे का बेटा 


जॉर्जियाई लोककथा 


मछुआरे का बेटा 
जॉर्जियाई लोककथा 


पुनर्कथन : मीरा गिन्सबर्ग 


इस जादुई कहानी में एक यछुआरे के बेटे 
को अपने उच्छे कर्यो का फल|मगिलता हे 
लड॒का एक यछली सारसु हिरण और लोगजी 
की जान बचाता है बाद में यह दोस्तु लड़के की 
प्रेमिका को जीतने में उसकी यदद करते हैं 





एक अच्छी धूप वाले दिन एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ने गया. 
वो अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गया. उन्होंने अपने जाल में इतनी > की 
सारी मछलियाँ पकड़ीं कि वे उनकी गिनती तक नहीं कर सके. 4 


"तुम कुछ देर मछलियों को देखो," पिता ने लड़के से कहा. री 


"तब तक मैं घर जाकर और एक और बाल्टी लेकर आता हूँ." 












"मे 2 
क्र 9 


"। 
[8 ॥| ४ 
शल्य है ॥ ह- - 
या 0 दे 


रे 






॑ 
क लै | 
। | 
+॥ 8 
| |.। 
ल्‍ भ्क 
2. से अर 2 कप 
है $॥॥ |॥ 68 ँँ क् 
$ 


क्‍ +47%४।| 77₹ 


लड़के ने मछलियों की ओर देखा. कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ चांदी और 
कुछ भरे रंग की थीं. पर उनके बीच में एक चमकीली लाल मछली थी. 

"यह मछली मरने के लिए बहुत सुंदर है," लड़के ने कहा, और फिर उसने 
लाल मछली को वापस पानी में फेंक दिया. 

मछली ने अपना एक मीनपंख निकाला और उसे लड़के को दे दिया. "इस 
मीनपंख को संभाल कर रखो. अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो, तो नदी पर 
आना और "छोटी लाल मछली! छोटी लाल मछली!" चिल्लाना. फिर मैं तुरन्त तुम्हारी 
सहायता के लिए आऊंगी.” 

जब मछुआरा लौटा तो उसने देखा कि छोटी लाल मछली गायब थी. 
फिर वो अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हुआ. 

"मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ।" वो अपने बेटे पर चिल्लाया. "तुम बड़े होकर 
कभी एक अच्छे मछुआरे नहीं बनोगे. यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ!" 


- -+ जिली “ 
(2४86 





फिर लड़का चला गया. वो चलते-चलते एक जंगल में पहुंचा. वहाँ 
उसने एक शिकारी को एक द्वारा हिरण का पीछा करते हुए देखा. शिकारी, 
हिरण पर निशाना साध ही रहा था. तभी लड़का उनके बीच में दौड़ा और 
उसने हिरण की जान बचा ली. 


जाने से पहले हिरण ने अपनी खाल से एक बाल तोड़ा और लड़के तो 
देते हुए कहा, "यह बाल रखो. अगर तुम्हे कभी कुछ मदद की जरूरत हो, 
तो जंगल में आना और "हिरण! हिरण!" चिल्लाना. फिर में तुम्हारी सहायता 
के लिए तुरन्त आऊंगा.” 











हैं: वर से; हक कर मछुआरे का बेटा चलता रहा और फिर वो एक खुले मैदान में 
॥ *+« ८, विदेयका पंडड 4०० न 8 ५ 2 
प्लस पहुंचा. वहां उसने देखा कि एक विशाल चील एक सारस पर झपटने ही 
्््ल््स्क् । 


पा 58 ८2 वाली थी. लड़के ने चील पर ज़ोर से एक पत्थर फेंका और सारस की 

ः लिन 7८ जान बचाई. कृतज्ञ सारस ने अपनी पूंछ से एक पंख निकाला और लड़के 
22: 2 को देते हुए कहा, “यह पंख रखो. यदि तुम्हें कभी सहायता की 

धर का टी गो, ... ; मैं 
72-:%6 5558 आवश्यकता हो, तो पंख निकालकर "सारस! सारस!" बुलाना. फिर मैं 
थार ह अं प्् स्डःः के है छ सहायता त्त आऊंगा ५ २ 
ज्स्स्््््लत  ७ तुम्हारी सहायता के लिए तुरन्त ै 


हँ रे. 77 
| | 













लड़का चलता रहा. सड़क के किनारे उसने देखा कि कुत्तों का एक झुंड हक 
एक लोमड़ी का पीछा कर रहा था. लड़के ने कुत्तों को भगा दिया और लोमड़ी को की बे सच 
बचा लिया. "//९७५ > दो 


6खिक्रे जे 

कृतज्ञ लोमड़ी ने अपनी ठुड्डी से एक मूंछ का एक बाल निकाला और कहा, उ ९ 0०4 १ / 
"यह बाल रखो. यदि तुम्हें कभी सहायता की आवश्यकता हो, तो पहाड़ी पर आना ३ "ा#ब) १ र् 2 
और "लोमड़ी! लोमड़ी!" चिल्लाना. फिर मैं तुरन्त तुम्हारी सहायता के लिए नस (2 
5 आऊँगी.” _ आय... 20 











मछुआरे का बेटा हफ्तों, महीनों और सालों तक घूमता रहा. 


उसने कई रोमांचक अनुभव किए और वो एक अच्छे युवक के 
रूप में बड़ा हुआ. एक दिन उसकी मुलाकात एक युवती से हुई. 
युवती चतुर, सुंदर और अमीर थी. मछुआरे के बेटे ने उस युवती से 
शादी करने का फैसला किया. 


27 पल 
हे छा ->5& 
2/659॥॥ / 
/9७०.५४॥ 
्> !। | हे ] हे 
209 2 है १५, 
2283: ४ | 
१0222: 26085: 


| ३ 
॥ ३. हा 





उस युवती के पास एक जादू का दर्पण था जिससे कोई छिपा 
नहीं रह सकता था. चाहें आप खुदको कितनी भी अच्छी तरह से 
छुपायें, आईना आपको ढूंढ निकालता था और उसकी मालकिन 
आपको देख पाती थी. उस युवती ने घोषणा 
कीकिवोउसी आदमी केसाथशादी &- जे 


करेगी, जो खुद को इतनी चतुराई से म्स् 
छुपाएगा कि आईना भी उसे खोज न पाए. हि 
डॉ 
५ ६ 
न ह 
“7 न $ ट्ि 2 
| 8 ८८ के ह ५ ्च्च: 
# ८ 3 औ ६8 6 /८#5। ३ 
#&-// क्ड हिल का । । 
ता है ५. १7 <&-अआ्मिा 90 
हज 4 ह 





"अच्छा, अब मुझे मदद की ज़रूरत होगी," युवक ने खुद से कहा. 
वो नदी के पास गया. उसने मछली का मीनपंख निकाला और कहा, "छोटी 
लाल मछली! छोटी लाल मछली!" छोटी मछली, जो अब तक एक बड़ी 
मछली बन चुकी थी, तुरंत प्रकट हुई. मछआरे के बेटे ने उसे अपनी दिल की 
इच्छा के बारे में बताया. फिर मछली ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और 
जल्दी से नदी के बीच में ले गई. वहां उसने बहुत गहरे पानी में गोता लगाया, 
और लड़के को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा दिया. लड़के को कोई देख 
न पाए इसलिए मछली ने खुदअपने शरीर को उसके सामने रखा. 


























० कर, | प्र 
का 33" +* *ें ९. कब ज- है ] 
- का ञुः हर लत त््थकब 
>> आए कर. ६०७ ३-७ 
>> ५४४५०२-- 2५ कर 
न का ऑल ्श््ॉ * 
ना टच 


कह + ह 
४ . जा ' + 


5 
हे है 






है " आऑ 
हक कक के 
5 * कक । 


5 कै 
[3०० ' 
50/ ।( 
# 


है -| 
री है 
| कै 
+ । हल 
है 
ँ हे ॥ 
>> मी | ॥*< ॥' ५ 
न्‍्कै को 
$ 9 
रे ल्च्क 
$ 
9 है हु 
| 


ले 

हे 

की] ए> -२#०.०पक'**_सी 
१ 


युवती ने आईने में देखा और उसे युवक नदी के तल पर 
दिखाई दिया. जब लड़का वापस आया तो उसने युवती से कहा, 
"तुम कभी अनुमान नहीं लगा पाओगी कि मैं कहाँ था." 


पर युवती ने कहा, "मुझे पता है. लाल मछली तुम्हें नदी 


की तलहटी में ले गई थी." 
"ठीक है, फिर, मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा," 
युवक ने कहा ( ््छ 


5: >+2-२ 
॥” डी ; 


७५४४७ » 
स! है ५ 












फिर वो जंगल में गया. उसने हिरण का बाल निकाला और पुकारा, 


"हिरण! हिरण!" 


हिरण तुरन्त प्रकट हो गया. युवक को हिरण ने अपनी पीठ पर 
बैठाया और फिर छलांग लगाई. हिरण उसे घने जंगल में ले गया जहाँ 
कोई भी पगडंडी नहीं थी. वहां उसने युवक को एक गुफा में छिपा दिया. 
हिरण गुफा के सामने खड़ा हो गया जिससे कोई लड़के को देख न पाए. 












युवती ने जब आईने में देखा तो उसे मछुआरे का बेटा युवती हंस पड़ी "हा! हा! हिरण तुम्हें घने घने जंगल में ले 
गुफा में दिखाई दिया. युवक जब वापस आया तो उसने युवती से गया था और उसने वहां तुम्हें एक गुफा में छिपाया था और हिरण 
कहा, "इस बार तुम अनुमान नहीं लगा पाओगी कि मैं कहाँ था." खुद गुफा के सामने खड़ा हो गया था." 


"ठीक है, फिर मुझे तीसरी बार कोशिश करनी चाहिए," 
(”श युवक ने कहा. 














फिर वो मैदान में गया और उसने सारस का पंख निकाला 
और पुकारा, "सारस! सारस!" 


सारस तुरंत दिखाई दिया. उसने मछुआरे के बेटे को अपनी 
पीठ पर बैठने के लिए कहा. उसके बाद सारस हवा में उड़ा. वो तब 
तक उड़ता रहा जब तक कि वो आकाश के बिल्कुल किनारे तक 
नहीं पहुँच गया. वहाँ जाकर सारस ने लड़के को बादल में छिपा 
दिया, और फिर उसने अपने शरीर से लड़के को छिपा लिया. 






(है) 


७ ४ ॥ 











कल क + (8 (ध | 
(शा ण(४ 
जॉर्ण ।(४ ।([७ || कप कि 






युवती ने दर्पण में देखा कि युवक आसमान के किनारे बादलों में छिपा था. 


जब युवक वापस आया तो उसने युवती से कहा. "इस बार तुम निश्चित रूप से 
अनुमान नहीं लगा पाओगी कि मैं कहाँ छिपा था! मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ तुम्हारा 


जादू का आईना भी तुम्हें नहीं बता सकता था." 


परन्तु युवती ने कहा, "देखो बेवकूफ! सारस ने तुम्हें आकाश के छोर पर एक 


बादल में छिपाया था," 


और फिर युवक ने कहा, "अच्छा, मुझे एक आखिरी बार और कोशिश करने दो." 
और चूंकि युवती वास्तव में उस लड़के को पसंद करती थी, इसलिए वो मान गई. 





ल्‍; ०... 
| ५ ः है “अल ७. 
£ चऋुू-5ड> 
के, < ० “८2 
2 के 2००० सं 
पं जा 
30 | 
जु हि 
की | 
'लाच्जक 
4222" 
ल्‍्नेँ 










इस बार लड़का पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और वहां लोमड़ी की मूंछ का 
बाल निकाला और पुकारा, "लोमड़ी! लोमड़ी!" 

लोमड़ी तुरंत हाज़िर हुई. मछआरे के बेटे ने उसे अपनी पूरी कहानी 
बताई. फिर लोमड़ी उसे बहुत दूर ले गई. उसने नौ पहाड़ों और आठ गहरी 
घाटियों को पार किया. वहाँ पर लोमड़ी ने अपने पंजों से धरती को खोदना 
शुरू किया. वो खोदती रही और खोदती रही. अंत में उसने उस घर के 
तहखाने में एक सुरंग खोदी जहाँ वो युवती रहती थी. फिर लोमड़ी युवक 
को घर के अंदर ले गई और उसने उसे युवती के बिस्तर के नीचे छिपा 
दिया. 


युवती ने अपने बिस्तर पर बैठकर आईने में देखा. उसे दर्पण में फिर मछुआरे का बेटा अपने छिपने के स्थान से बाहर 


अपने खुद के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया. युवती ने दर्पण को आया. युवती उसे बड़े आश्चर्य से देखने लगी. "तुम जीत गए," 
पहाड़ों, जंगल, आकाश और समुद्र की ओर मोड़ा लेकिन फिर भी, उसने कहा. "तुम सच में एक चतुर इंसान हो. साथ में तुम सुंदर 
उसे सुंदर युवक कहीं नहीं मिला. भी हो. अब मैं तुम से शादी करूंगी." 


फिर वो चिल्लाई, “तुम कहाँ हो, चालाक लड़के? तुम मुझे कहीं 
दिखाई ही नहीं दिए?" 





फिर उन दोनों ने शादी की. उन्होंने शादी की शानदार दावत दी जो 
पूरे एक साल तक चली, और उनके सभी दोस्त उसमें कीमती उपहार 
लेकर आए. लाल मछली दुल्हन के लिए मूंगे का हार लेकर आई. हिरण, 
सोने और चांदी से जड़ा हुआ एक पालना लाया. सारस कुछ देर से आया, 
पर वो एक रेशमी शॉल में एक बच्चे को लेकर आया. और लोमड़ी? वो 
लोमड़ी पालने के पास बैठ गई, और उसने बच्चे का पालना हिलाया, गाने 
गाए और बच्चे को मजेदार किस्से सुनाए 










